निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 
र गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ़ 1942 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 29 जून 2020 


( सं ० पटना 382) 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

29 जून 2020 
सं ० एम - 01-003 / 2020-12 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा -67 के उपबंधों के अनुसरण 

में 
बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन , 2020 के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से संबंधित प्ररूप 21" क , जिसमें बिहार राज्य के 
विधान सभा सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


आलोक कुमार, 


उप सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 जून 2020 


. 


1 . 


2 . 


3 . 


- 


4 . 


हैं 


प्ररूप 21 क 

नियम 11 ( 1 ) देखिए, 

( द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि 
डा ० कुमुद वर्मा 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़ी की गई हैं । 
19 , कौटिल्य नगर, बी ० एम० पी ० रोड , 
राजा बाजार, पटना 
प्रोफेसर गुलाम गौस 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम + पोस्ट- दानापुर , थाना- दानापुर, 
जिला- पटना 
मो ० फारूक 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए 
ग्राम- नयागाँव हाजी टोला , पोस्ट- नयागाँव , 
थाना- श्यामपुर भटहां, जिला- शिवहर, बिहार- 843329 
भीसम साहनी 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए 
रतनमाला पुअर हाउस , वार्ड नं०- 35, पोस्ट- बगहा , 
थाना- बगहा , जिला- पश्चिमी चम्पारण 
रामबली सिंह 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए 
ग्राम- बैदराबाद, टोला- ओझा बिगहा , पोस्ट- बैदराबाद , 
थाना +जिला- अरवल 804402 
संजय प्रकाश 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
बी०-12, आश्रय अपार्टमेंट , आरा गार्डेन , बेली रोड , 
जगदेव पथ, थाना- रूपसपुर, पोस्ट- बी ० भी ० कॉलेज , 

पिन- 800014 
समीर कुमार सिंह 

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए 
ग्राम- मिल्की, पोस्ट- गंगटामोड़ , 
थाना- टेटियाबम्बर , जिला- मुंगेर , 811213 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम । पोस्ट- लखनपुर , थाना- तारापुर , 
जिला- मुंगेर 
सुनिल कुमार सिंह 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम+ पोस्ट- डुमरी बुजुर्ग, थाना- नयागाँव , जिला- सारण , 


5 . 


हैं 


। 


6 . 


जिला- पटना, 


7 . 


। 


8 . 


सम्राट चौधरी 


9 . 


841217 


उस सदन में 09 ( नौ ) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 06 मई, 2020 को निवृत्त हो गये हैं , 
स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान 

: बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना 
तारीख : 29 जून , 2020 


( ह ० ) अस्पष्ट , 
रिटर्निग ऑफिसर । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 जून 2020 


3 


FORM - 21 A 
( For use in Biennial election when seat is uncontested ) 

[ See rule II ( 1 ) ] 
Declaration of the result of Election under Sub -section (2 ) of section -53 of the Representation 

of the People Act, 1951 
Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the Legislative Assembly 

In pursuance of the provisions contained in Sub -section ( 2 ) of section - 53 of the 
Representation of the People Act, 1951 read with sub rule (1) of rule 11 of the Conduct of 
Elections Rules 1961, I declare that : 


1 . 


Sponsored by Janata Dal (United ) 


Dr. Kumud Verma 
19 , Kautilya Nagar, B.M.P. Road , 
Raja Bazar, Patna 


2 . 


Sponsored by Janata Dal (United ) 


Professor Ghulam Ghous 
Vill + Post- Danapur , 
P.S.- Danapur, 
Dist.- Patna 


3 . 


Sponsored by Rashtriya Janata Dal 


Mo. Farooq 
Village - Nayagaon Haji Tola , 
Post- Nayagaon , 
P.S.- Shyampur Bhataha , 
Dist.- Sheohar , Bihar- 843329 


4 . 


Sponsored by Janata Dal (United ) 


Bhisma Sahani 
Ratanmala poor house , 
Ward No.- 35 , Post- Bagaha, 
P.S.- Bagaha, 
Dist.- West Champaran 


5 . 


Sponsored by Rashtriya Janata Dal 


Rambali Singh 
Vill- Baidrabad , Tola -Ojha Bigha , 
Post- Baidrabad , P.S. + Dist.- Arwal, 804402 


6 . 


Sponsored by Bharatiya Janata Party 


Sanjay Prakash 
B - 12 , Ashray Apartment, Ara Garden , 
Bailey Road , 
Jagdeo Path P.S.- Rupaspur, 
Post - B.V . College , 
Dist.- Patna, Pin - 800014 


7 . 


Samir Kumar Singh 
Vill- Milki, Post- Gangtamore, 
P.S.- Tetiabambar, Dist.- Munger. 811213 


Sponsored by Indian National 
Congress 


8 . 


Sponsored by Bharatiya Janata Party 


Samrat Choudhary 
Vill + Post- Lakhanpur , P.S.- Tarapur, 
Dist.- Munger 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 जून 2020 


9 . 


Sunil Kumar Singh 

Sponsored by Rashtriya Janata Dal 
Vill + Post- Dumri Bujurg , P.S.- Nayagaon, 
Dist.- Saran , 841217 

have been duly elected to fill the seats in that House of Nine (09 ) members 
retired on 06h May , 2020 on the expiration of their term of office . 


Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna 
Date : 29th June, 2020 


(Sd )-Illegible, 
Returning Officer . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 382-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


